“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-200i.” 


पंजीयन क्रमांक 
“secthentg /St / 09 /203-205.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 320 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई 2024--- श्रावण 4, शक 9.46 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 26 जुलाई 2024 


अधिसूचना 


F. No. 767/2074/XXI-B/C.G./2024— भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 309 के 


परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, 
एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करते हैं, 
अर्थात्‌-- 


संशोधन 


उक्त नियमों में,- 


t. 


अनुसूची Il के सरल क्रमांक 4 के मद (क) में, शब्द तथा अंक “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 4872” के 
स्थान पर, शब्द तथा अंक “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (क्र. 47 सन्‌ 2023)” प्रतिस्थापित किया 
जाये | 


. अनुसूची I के सरल क्रमांक 4 के मद (ख) में, शब्द तथा अंक “दंड प्रक्रिया संहिता, 4973” के स्थान पर, 


शब्द तथा अंक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्र. 46 सन्‌ 2023 )” प्रतिस्थापित किया जाये | 


. अनुसूची I के सरल क्रमांक 4 के मद (ख) में, शब्द तथा अंक “भारतीय दंड संहिता, 4860“ के स्थान पर, 


शब्द तथा अंक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 (क. 45 सन्‌ 2023 )” प्रतिस्थापित किया जाये | 


. अनुसूची गा के सरल क्रमांक 4 के मद (क) में, शब्द तथा अंक “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 872" के 


स्थान पर, शब्द तथा अंक “भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (क. 47 सन्‌ 2023 )” प्रतिस्थापित किया 
जाये। 


. अनुसूची हर के सरल क्रमांक 4 के मद (ख) में, शब्द तथा अंक “दंड प्रक्रिया संहिता, 4973” के स्थान पर, 


शब्द तथा अंक “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क्र. 46 सन्‌ 2023 )” प्रतिस्थापित किया जाये | 


. अनुसूची गा के सरल क्रमांक 4 के मद (ख) में, शब्द तथा अंक “भारतीय दंड संहिता, 4860” के स्थान 


पर, शब्द तथा अंक “भारतीय न्याय संहिता, 2023 ( क्र. 45 सन्‌ 2023)" प्रतिस्थापित किया जाये | 


639 


640 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2024 


F. No. 767/2074/XXI-B/C.G./2024—— In exercise of the powers conferred by Article 233 read 


with the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, in consultation with 
the High Court of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Higher 
Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely:- 


AMENDMENT 


In the said rules,- 


l. 


In item (A) of serial number I of Schedule-II, for the words and figure "The Indian Evidence Act, 872", 
the words and figure "The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (No. 47 of 2023)" shall be substituted. 


. In item (B) of serial number I of Schedule-II, for the words and figure "The Code of Criminal Procedure, 


973", the words and figure "The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023)" shall be 
substituted. 


. In item (B) of serial number I of Schedule-I, for the words and figure "The Indian Penal Code, 860", 


the words and figure "The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023)" shall be substituted. 


In item (A) of serial number I of Schedule-III, for the words and figure "The Indian Evidence Act, 
872", the words and figure “The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (No. 47 of 2023)” shall be 
substituted. 


. In item (B) of serial number I of Schedule-III, for the words and figure “The Code of Criminal 


Procedure, !973", the words and figure "The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 
2023)" shall be substituted. 


. In item (B) of serial number I of Schedule-IIJ, for the words and figure "The Indian Penal Code, 860", 


the words and figure “The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (No. 45 of 2023)” shall be substituted. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
शहाबुद्दीन कुरैशी, अतिरिक्त सचिव. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2024. 


